रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D . L. - 33002 / 99 . 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


समय नया 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 61 ] 
No . 61 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , मई 2, 2014/ वैशाख 12 , 1936 
DELHI, FRIDAY , MAY 2, 2014/VAISAKHA 12, 1936 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि. सं. 18 

IN. C. T. D. No. 18 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 2 मई, 2014 
संख्या एफ. 19 ( 38 ) / परि. / सचिवा0 / 2011 / 87 . - मोटर वाहन अधिनियम, 88 (1988 का 59 ) की धारा 2 के खण्ड 
(41) और धारा 212 की उपधारा ( 2) के साथ पठित धारा 129 के द्वितीय परन्तुक और धारा 138 की उपधारा ( 2) के खण्ड (i) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन 
करने के लिये जो नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं , उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की 
जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, इस अधिसूचना वाले दिल्ली 
राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने के पश्चात् इस संबंध में निर्धारित अवधि तक 
प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों के साथ विचार किया जाएगा । 
2. इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां या सुझाव आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग , दिल्ली सरकार, 5 / 9 , अण्डर हिल रोड़, 
दिल्ली - 110054 को सम्बोधित किए जाने चाहिए । 

प्रारूप नियमावली 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1 ) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा । 

( 2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी । 


1856DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


2. नियम 115 का संशोधन .- --दिल्ली मोटर वाहन नियमावली , 1993 के नियम 115 के उपनियम (2) को हटाया जाएगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 


ज्ञानेश भारती , आयुक्त ( परिवहन ) 


TRANSPORT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 2nd May , 2014 
No. F . 19 (38 )/ Tpt./Sectt./2011 /87. - The following draft of rules further to amend the Delhi Motor Vehicles 
Rules, 1993 , which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, in exercise of the 
powers conferred by the second proviso to section 129 and clause (i) of sub - section (2 ) of section 138 , read with clause (41) 
of section 2 and sub -section(2 ) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published for the 
information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into 
consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Delhi Gazette containing 
this notification are made available to the public , together with any objections or suggestions that may be received in 
respect thereto by the stipulated period . 

2. Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Commissioner ( Transport ), Government of 
National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5 /9, Under HillRoad , Delhi- 110054. 


DRAFT RULES 


1 . Short title and commencement.- -- These rules may be called the Delhi Motor Vehicles ( Amendment) Rules, 


2014. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the DelhiGazette 
2. Amendment of rule 115.-- -In the Delhi Motor Vehicles rules , 1993 , sub -rule ( 2 ) of rule 115 shall be deleted . 


• By Order and in the Name of the 

LieutenantGovernor of the 
National Capital Territory of Delhi, 


GYANESH BHARTI, Commissioner ( Transport) 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 2 मई , 2014 
सं. फा . 04(15) / आर0आर / एलबी / 2013 / 674 - 82 : - दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 की धारा 480 
की उपधारा (2) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना 3 / 6 / 66 के 
साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ 
लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी 
दिल्ली नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता (वैद्युत ) के पद के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , 
अर्थात् :--- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


m 


- 


- 


- 


- 


4 . 


संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : - ( 1) इन विनियमों को उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 
अधीक्षक अभियन्ता ( वैद्युत) के पद के भर्ती विनियम , 2014 कहा जाये । 
ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ 
संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यता इत्यादि : - उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यताएं तथा 
उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
अयोग्यता : - कोई भी व्यक्ति 

जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या 
( ख ) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, 

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा : 

शर्त यह है कि दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्ण परामर्श के पश्चात् यदि 
संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त 
है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार 
को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 
5. छूट प्रदान करने की शक्ति : - जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो 
वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में 
इन विनियमों के उपबंधों से छुट प्रदान कर सकती है । 
6 . बचाव : - इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों 
के अनुसार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये 
अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी । 
7. निरसन: - पूर्व दिल्ली नगर निगम में दिनांक 03. 09 . 1991 की अधिसूचना संख्या फा0 
9( 44 ) / 83 - स्था०स्वा० / 5521 द्वारा प्रकाशित अधीक्षक अभियन्ता (वैद्युत) के पद के लिये पूर्ववर्ती भर्ती विनियमों को 
एतद्वारा रद्द समझा जाए । 


अनूसूची 
उत्तर , दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में अधीक्षक अभियन्ता(वैद्युत) के पद के भर्ती विनियम : 


1 . 
2. 


पदनाम 
पदों की संख्या 


अधीक्षक अभियन्ता (वधुत ) 
05 ( 2014) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
उत्तर दिल्ली नगर निगम 02 
दक्षिण दिल्ली नगर निगम 02 
पूर्व दिल्ली नगर निगम 01 


3. 


वर्गीकरण 


श्रेणी " क " 


पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान 


वेतन समूह--3. 15600 - 39100 / - रुपये ( ग्रेड पे 7600 / -रुपये ) 


5 . 


क्या चयन पद है या गैर चयन पद 


चयन 


- 


- 


16. 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 
आयु सीमा 


50 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
कर्मचारियों तथा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष 
तक शिथिलनीय ) 


नोट: - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में 
रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी लेकिन 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


/ 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित : 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 


यह असम , मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , मिज़ोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम , जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का 
लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान 
निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 
नहीं है । 
अनिवार्य : 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युतीय इंजीनियरिंग में डिग्री । 
(ii ) वैद्युत कार्य अर्थात् आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण वर्क सब स्टेशन (एचटी 
एवं एलटी) विद्युत पूर्ति (डीजीसैट) एवं बैटरी बेकअप, पम्पसैट, अग्निशमन 
प्रणाली लिफ्टस , अस्थाई लाईटिंग प्रणाली, लाइटिंग एर्सेटर्स , वातानुकूलन 
प्रणाली, जन संबोधन प्रणाली, दूरभाष केन्द्र, इंटरकॉम प्रणाली एवं अन्य विद्युतीय 
कार्यों के नियोजन , अभिकल्पन पयर्वेक्षण , अनुकूलन / निरीक्षण एवं अनुरक्षण का 
दस वर्षीय अनुभव 
नोट 1 : - अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को 
अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर 
शिथिलनीय है । 
नोट -2: - यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत 
से अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में 
मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं, कारणों को अभिलेखबद्ध 
करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । 
वांछनीय : -(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विद्युतीय 
इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि । 
आयुः नहीं 
शैक्षणिक योग्यता: हाँ , 
नोट : - इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर 
कार्यपालक अभियन्ता ( वैद्युत) के पद पर वर्तमान पदधारी अपनी पदोन्नति के 
विचारार्थ कम से कम वैद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो । 
सीधी भर्ती वालों के लिये एक वर्ष 


क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु 
एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले 
में भी लागू होगी । 


9 . 


। 


परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति याः ।| पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति ( आईएसटीसी) दोनों के न होने 
प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे | पर सीधी भर्ती द्वारा 
जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती : पदोन्नतिः 
होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 

(i) वेतन समूह - 3 में 15600 - 39100 / - रुपये + ग्रेड पे 6600 / - रुपये में | 
विलयन किया जाना है 

कार्यपालक अभियन्ता (वैद्युत) में पाँच व वर्ष की नियमित सेवा सहित । 
नोट 1:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली | 
है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के 
लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी 
अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न 
हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि 
अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने 
कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । 
नोट 2:- पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 
01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा 
जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित 
वेतन संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर 
आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा ( अल्पकालिक संविदा सहित ) : 
केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तों 
संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी: 
( क ) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; 
अथवा 
(ii) मूल संवर्ग / विभाग में पे बैंड- 3 में 15600 - 39, 100 रुपये + ग्रेड पे 
6600 / - रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 
पाँच वर्ष की सेवा सहित 


- 


- 


- 


PART IV ]] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


- 


( ख) कालम 07 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं | 
अनुभव रखने वाले 
नोट 1 : - भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी 
श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, 
प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य 
संगठन / विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद 
में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यत: चार वर्षों से अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 

आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56 ) वर्षों से अधिक नहीं होंगी) । 
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी : " क " वर्गीय विभागीय पदोन्नति ( पदोन्नति पर विचारार्थ) 
संरचना क्या है ? | 1. अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 

- अध्यक्ष 
2. अपर आयुक्त - संबंधित दिल्ली नगर निगम की स्थापना का प्रभारी -- सदस्य 
3. अपर आयुक्त - संबंधित दिल्ली नगर निगम में इंजीनियरी विभाग 
___ का प्रभारी 

-- सदस्य 


HDPPRMeandesh 


12. 


: 


- 


" क " वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु ) 
1. अपर आयुक्त , संबंधित दिल्ली नगर निगम में स्थापना का प्रभारी - अध्यक्ष 
2. अपर आयुक्त इंजीनियरी, संबंधित दिल्ली नगर निगम 

- सदस्य 
3. इंजीनियर इन चीफ , संबंधित दिल्ली नगर निगम 

~ सदस्य 
13. . | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा | : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से पराम "f आवश्यक । 

आयोग का परामर्श लिया जाना है । 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 2nd May, 2014 
No . F . 4 ( 15 )/RR /LB /2013/674 -82 : - In exercise of the powers conferred by section 98 read with sub -section (2 ) of 
section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act , 1957 and Government of India, Ministry of Home Affairs , 
Notification No. 3/6 /66 Delhi dated the 19th October, 1966 , and after consultation with the Union Public Service 
Commission , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following regulations relating 
to the post of Superintending Engineer (Elect.) in North , South and East DelhiMunicipal Corporations, namely : 
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for 
the post of Superintending Engineer ( Elect.) in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the DelhiGazette . 
2 . Number of post, classification and scale of pay . - The number of the said post, its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these 
regulations . 
3 . Method of recruitment, age - limit , qualifications etc . - The method of recruitment to the said post, age 
limit , qualifications and other matters relating thereto , shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule 
aforesaid . 
4. Disqualification .-- No person , - 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) Who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Municipal Corporations of Delhi after prior consultation of Govt. of NCT of Delhi 
may if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the 
other party to the marriage and that there are other grounds for so doing except any person from the operation of 
this regulation. 
5 . Power to relax : - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulation with respect 
to any class or category of persons. 


185606 / 14 - - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


6 . . Saving . - Nothing in these regulations shall affect reservations , relaxation of age limit and other 
concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Ex - Servicemen and 
other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to 
time, in this regard . 
7 . Repeal. - The earlier recruitment regulations for the post of Superintending Engineer (Elect.) published by 
Notification No . F . 97 (44 )/ 83-LSG /5521 dated 03 . 09 . 1991 in erstwhile Municipal Corporation of Delhi hereby stand 
repealed . 


SCHEDULE 
Recruitment Regulations For The Post of Superintending Engineer ( Electrical) North , South & East 

Delhi Municipal Corporation 


Name of the past 
Na, of post 


Superintending Engineer (Electrical) 


05 * (2014 ) * Subjeci lo variation dependent on workload 


Classification 
Scale of pay 
Whether selection or non -selection post 
Age limit for direct recruits 


w 


Education and other qualifications required for direct 
recruits 


North DMC 
South DMC 

East DMC 
Category A 
Pay Band- 3 , Rs. 15600 - 39100 (Grade Pay- 7600) 
Selection 
Not exceeding 50 Years 
(Relaxable for Govt. Servants and employees of MCD upto 5 years in accordance 
with the instructions or order issued by the CentralGovt.) 
NOTE - The crucial date for determining the age limit shall be the clasing date for 
receipt of applications from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizorain , 
Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu & Kashmir 
State , Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep ) . 
ESSENTIAL : 
(i) Degree in Electrical Engineering from a recognized University ; 
( ii ) Ten years experience in planning, designing, Supervision , Monitoring, 
Execution and Maintenance of Electrical Works, i.e. Internal and External 
Electrification Work , sub -station ( H . T. & L . T.) Power supply (D . G . Set and 
Battery Back -up ), Pump Set, fire fighting system , Lifts , Lighting Arrestors , Air 
conditioning System , Temporary Lighting System , Public Address System , 
Telephone Exchange, Intercom System and Other Electrical Works. 
Note 1 : 
Qualifications are Relaxable at the Discretion of the U .P .S .C . for Reasons to be 
recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The Qualification ( s) regarding experience is/are Relaxable at the discretion of the 
U .P . S. C . For reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging 
to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of Selection the U .P .S .C . is 
of the opinion that sufficient number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the 
vacancies reserved for them . 
DESIRABLE : 
Post Graduate Degree in Electrical Engineering Technology from a Recognized 
University /Institute. 
Age-No 
Qualification - Yes. 
Note : 
The existing incumbents holding the post of Executive Engineer ( Electrical) on 
regular basis as on the date of notification of the rules, shall possess at least a 
diploma in Electrical Engineering for their consideration for promotion . 
One Year for Direct Recruits 


tu 


Whether age and education qualifications prescribed 
for the direct recruits will apply in the case of 
promotees 


Period of probation , if any 


Method of recruitment whether by direct recruitment | By Promotion failing which by deputation (ISTC ) failing both by Direct 
or by promotion or by deputation /absorption and Recruitment 
percentage of the vacancies to be filled by various 
method 
In case of recruitment by Promotion : 
promotion /deputation /absorption grades from which Executive Engineer (Electrical) in the Pay Band -3 of Rs. 15600 -39100 + Grade 
promotion /deputation /absorption to be made 

Pay of Rs. 6600 with Five Years Regular Service in the grade. 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


MAL 


NAMUN 


Nate: 
Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would also be considered provided they 
are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of 
such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less , and have 
successfully completed their probation period for promotion to the next higher 
grade alongwith their Juniors who have already completed such qualifying 
eligibility service . 
Note : 
For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , the 
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1. 1. 2006 / The date from 
which the revised pay structure based on the 6 CPC recommendations has been 
extended , shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay /pay 
scale extended based on the recommendations of the pay commission . 


Deputatian (including short term contract) : 
Officers under the Central/State Governments //Union Territories//Public Sector 
Undertakings/ Autonomous Organization : 


( A ) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /department; 

OR 
(ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a 
regular basis in the Pay Band - 3 of Rs. 15600 -39100 + Grade Pay of Rs. 6600 or 
equivalent in the parent cadre/department, and 


| If a DPC exists , what is its composition 


(B ) possessing the educational qualification and experience for Direct Recruits 
under Column 7 . 
Note : 

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of 
promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation 
Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by 
promotion . 

(Period of deputation ( ISTC ) including period of deputation (ISTC ) in another 
ex -cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some 
other Organization /department of the Central Government shall ordinarily not to 
exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC ) 
shall be not exceeding 36 years as on the closing date of receipt of applications. 
Group A Departmental promotion Committee for promotion : 
1.Chairman Member, Union Public Service Commission 

Chairman 
2 . Addl. Commissioner, In Charge of Establishment, 
concern MCD 

- - Member 
3 . Addl. Commissioner, In Charge of Engineering , 
concem MCD 

- Member 
Group ‘ A ’ Departmental Conformation Committee 

For Conformation : 
1.Addl. Commissioner, In Charge of Establishment, 
concern MCD 

--Chairman 
2. Addl. Commissioner , Engineering,concern MCD 

- Member 
3 . Engineer- in - Chief, concern MCD 

- Member 
Consultation with UPSC necessary on each occasion 


VAL 


Circumstances in which UPSC is to be consulted in 
| making recruitment 


# . 04 . 1 - 33 / / 1.fo . / fa / 04 / 98 - IV / 584. — -fit # 377fa da Afu ferich 
24 - 03 - 2008 की धारा 5. 11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा अनधिकृत कालोनियों 
(904 ) wlfas facroft Hahl GTI GT 3115 HOT 1 – 33 / 44 / 7. . / Aifa / 2012 / 549 – 553 fiCh 04 - 09 - 2012 
अन्तर्गत नहीं आती हैं , उनके नियमन की प्रक्रिया को पूरा करने की अवधि 31 - 03 - 2015 तक बढ़ाई गयी है । सभी सम्बन्धित उक्त 
उल्लिखित विनियम तथा सम्बद्ध विनियमों के अनुसार उपरोक्त समय सीमा के तहत विनियम कार्यवाही करने को सुनिश्चित करेंगे । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 


आर. पी. मीणा, अपर सचिव ( शहरी विकास विभाग - यूसी सैल ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( PART IV 


F . No. 1 -33 /UC /UD /Policy/04 /Part-IV / 584. - In exercise of power conferred by clause 5. 11 of Regulations for 
Regularization of Unauthorized Colonies in Delhi dated 24 -3 - 2008 , Hon ble Lt. Governor, Delhi granted extension upto 
31- 3 -2015 to complete the regularization process of unauthorized colonies. All concerned shall ensure to take action as per 
above said regulations and amendment thereto for unauthorized colonies ( 904 ) which were not covered under 
Regularization Order No . 1-33 /UC /UD /Policy/2012 /549-553 dated 4 - 9-2012 jssued by GNCTD . 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

R . P. MEENA, Addl. Secy . (UD -UC Cell ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-t10054 . 


